सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र, 1938 ( श०) 


संख्या- 620 राँची, बुधवार , 


30 अगस्त, 2017 (ई०) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
13 अप्रैल , 2016 


संख्या - खा . प्र.- 01 /ज .वि .प्र.( रा. खा . सु./ रा . खा . आ .)7-5/ 2014 - 1632-- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 
की धारा- 16 के अन्तर्गत राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 
की धारा-40 की उपधारा (2) के खण्ड (च ) के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 7380 , दिनांक 
9 दिसम्बर , 2015 के द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 का गठन किया गया है । 


2 . झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली- 2015 की कंडिका -5 के आलोक में निम्नलिखित 
उम्मीदवारों को उनके नाम के साथ अंकित पद पर नियुक्त किया जाता है - 


क्र० सं० 


पदनाम 


कार्यालय 


चयनित उम्मीदवार का नाम/ पता 


1 


अध्यक्ष 


झारखण्ड राज्य 
खाद्य आयोग, राँची 


| श्री सुधीर प्रसाद , 
पिता-स्वर्गीय शिवनन्दन प्रसाद, अशोक नगर , राँची । 


____ 2 


सदस्य 


झारखण्ड राज्य 


श्रीमती वीणा मिश्रा , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 30 अगस्त , 2017 
खादय आयोग, राँची । पति -स्वर्गीय तिवारी सत्य नारायण प्रसाद, काँके रोड, 

राँची । 


डॉ . ( श्रीमती ) रंजना कुमारी , 
पति - श्री सतीश चन्द्र चैधरी, न्यू मोराबादी, राँची । 


झारखण्ड राज्य 
खाद्य आयोग, राँची 


सदस्य 


श्री हलधर महतो, 


सदस्य 


झारखण्ड राज्य 
खाद्य आयोग, राँची 


पिता-स्वर्गीय देवचरण महतो, हटिया, राँची । 


___ 5 


सदस्य 


झारखण्ड राज्य 
खाद्य आयोग, राँची 


श्री उपेन्द्र नारायण उराँव , 
| पिता-स्वर्गीय कुसूमलाल उराँव, इटकी रोड, राँची । 


श्री राम करन रंजन, 


6 


सदस्य 


झारखण्ड राज्य 
खाद्य आयोग, राँची 


पिता -स्वर्गीय फौदार पासवान , सूर्यपूरी, राँची । 


3. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा शर्ते विभागीय संकल्प संख्या 
7380 , दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 के द्वारा गठित झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 के अधीन 
होंगी । 


___ 4. झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 के कंडिका - 11(ii) के आलोक में भविष्य में 
राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली में किये गये संशोधन तत्संबंधी आदेश निर्गत की तिथि से अध्यक्ष एवं 
सदस्यों पर लागू होंगे । 


5 . इस अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस ) दिनों के अंदर नवनियुक्त अध्यक्ष एवं 
सदस्य द्वारा अपने पद पर अनिवार्य रूप से सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, 
झारखण्ड, राँची को योगदान समर्पित करेंगे । इस निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने पद पर योगदान नहीं 
करने वाले अध्यक्ष / सदस्य की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी । इसके उपरान्त उनके द्वारा योगदान 
स्वीकार नहीं किया जायेगा । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 620 - - 200 


